Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 
No. 12-2024] | CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 19, 2024 (PHALGUNA 29, 1945 SAKA) 
PART-I 
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 
हरियाणा सरकार 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 15 मार्च, 2024 


संख्या 91-कृषि अनु० (1)-2024/1765.— हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब 
अधिनियम 23) की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, 
हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, (मण्डी समितियाँ) अधिसूचना संख्या 2958-कृषि Il (4)-76 / 16114, दिनांक 10 अगस्त, 1976 में, 
निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्‌ :- 


संशोधन 
हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, (मण्डी समितियाँ) अधिसूचना संख्या 2958-कृषि 1 (4)-76 / 16114, दिनांक 10 अगस्त, 1976 
में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌:- 


“अनुसूची 
मुख्य मंडी प्रांगण नई अनाज मण्डी और सब्जी मण्डी, जुई का परिक्षेत्र और परिसीमाएं अधिसूचित मंडी 
का नाम क्षेत्र 
1 2 3 
जुई पूर्व :- नई अनाज और सब्जी मंडी जुई की पूर्व की चार दीवारी जो कि weal मण्डी समिति, 
संख्या 263, 66/9,12,20 जुई कलां और 136 उत्तर-पश्चिम और 137 जुई |” | 


दक्षिण-पश्चिम जुई खुर्द (भारत संचार निगम लिमिटेड की 04 कनाल तथा 
07 मरला भूमि को छोड़कर) तक है । 

पश्चिम :- नई अनाज और सब्जी मंडी ge की पश्चिम की चार दीवारी जो कि 
फील्ड संख्या 123 और 65/11, 20, 21/1 तक है। 

उत्तर :- नई अनाज और सब्जी मंडी जुई की उत्तर की चार दीवारी भिवानी लोहारू 
राष्ट्रीय राजमार्ग 709-ई के साथ-साथ है । 

दक्षिण :- नई अनाज और सब्जी मंडी जुई की दक्षिण की चार दीवारी जो कि फील्ड 
संख्या 65 / 24 /1, 21/2, 22,23, 24, 25 और 123 तक है।”। 


अंकुर गुप्ता, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग | 


(216) 


PART I] HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 19, 2024 (PHGN. 29, 1945 SAKA) 217 


HARYANA GOVERNMENT 
AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT 
Notification 
The 15th March, 2024 


No. 91 —Agri. Sec. (1)-2024/1765.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 7 
of the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Governor of Haryana hereby 
makes the following amendment in Haryana Government, Agriculture Department (market committee), notification 
No. 2958-Agri.IT (4)-76/16114, dated the 10th August, 1976, namely :- 


Amendment 


In the Haryana Government, Agriculture Department (market committee), notification No. 2958-Agri.II 
(4)-76/16114, dated the 10th August, 1976, for the existing schedule, the following schedule shall be substituted, 
namely:- 


“SCHEDULE 
Name of Locality of new grain market and vegetable market, Jui with boundaries Notified 
Principal Market Area 
Market Yard 
1 2 3 
Jui East :- Boundary wall of New Anaj and Sabji Mandi Jui on Eastern boundary Market 
of Khasra No. 263, 66/9, 12,20, of Jui Kalan and 136 North — West Committee, 
and 137 South-West of Jui Khurd (Excluding BSNL land measuring Jui” 


04 Kanal 07 Marla). 


West : 


Boundary wall of New Anaj and Sabji Mandi Jui on Western boundary 
of field No. 123 and 65/11, 20, 21/1 


North :- Boundary wall of New Anaj and Sabji Mandi Jui running parallel to 
NH 709-E Bhiwani Loharu Road. 


South : 


Boundary wall of New Anaj and Sabji Mandi Jui on Southern 
boundary of field No. 65/21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25 and 123 


ANKUR GUPTA, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana 
Agriculture and Farmers Welfare Department. 


10944—C.S.—H.G_P., Pkl. 


